निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 747 ) पटना, सोमवार , 30 सितम्बर 2013 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 

10 जुलाई 2013 
सं0 648 - गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली अंचल के ग्राम माधोपुर में अवस्थित श्री राम जानकी वैष्णव बैरागी 
मठ (माधोपुर मठ ) के सुचारू प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1530, दिनांक 02. 01 .2008 द्वारा गठित न्यास 
समिति का 05 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है । इसके कार्यकाल विस्तार संबंधी अधिसूचना पर्षदीय ज्ञापांक 625 , 
दिनांक 05.07. 2013 द्वारा निर्गत किया गया है जिसमें कार्यालय के भूलवश "इसका कार्यकाल पिछली अधिसूचना निर्गत 
होने की तिथि ( 29.02. 2008 ) से पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है " अंकित हो गया है । अंचल पदाधिकारी, बरौली द्वारा 
प्रेषित पत्रांक 516, दिनांक 08. 07. 2013 में इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक संशोधन कर संसूचित करने का 
अनुरोध किया गया है । 

अतः पर्षदीय ज्ञापांक 625, दिनांक 05.07.2013 द्वारा निर्गत अधिसूचना के अन्तिम कंडिका को निम्नलिखित 
रूप में संशोधित किया जाता है : 

" चूंकि इस न्यास समिति ने न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अच्छा कार्य किया है, अतः 
इसका कार्यकाल दिनांक 28. 02. 2013 से पुन: पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है । कार्यकाल समाप्ति एवं अधिसूचना 
निर्गत होने की तिथि के बीच जो अन्तराल है, उसे भी नियमित किया जाता है और उक्त अवधि के सभी निर्णयों को 
मान्य किया जाता है । " 

आदेश से . 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 747 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


